रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत 

का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 18122020-223760 

CG - DL - E - 18122020-223760 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 4025 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 17 , 2020 / अग्रहायण 26 , 1942 
NEW DELHI , THURSDAY , DECEMBER 17 , 2020 / AGRAHAYANA 26 , 1942 


No.4025 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 2020 


का.आ. 4579 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3912 ( अ ) दिनांक 30.10.2020 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम जिले में NH - 148N 
के कि.मी. 184.7 से कि.मी. 201.43 ( अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सैलाना ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का.आ. 3912 ( अ ) दिनांक 30.10.2020 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा 
( 3 ) के अधीन तारीख 05.11.20 को फ्री प्रेस और राज एक्सप्रेस दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


है ; 


6163GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 


मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम जिले में NH - 148N के कि.मी. 184.7 से कि.मी. 201.43 ( अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) 
सैलाना ) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । " 


राज्य का नाम : मध्य प्रदेश 


जिले का नाम : रतलाम 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति 
संख्या 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


तालुक का नाम : रावटी 


गांव का नाम : भेतिया 


म.प्र . शासन 


1 


49 


सरकारी 


का.का. 


0.25 


| ( 49 ) 


गांव का नाम : भीमपुरा 


पेमला पिता मांजी 207/1 


2 


207 


निजी 


सिंचित 


0.01 


( 207/1 ) 


गलिया तेरु टीकम देवला पिता 

हुमला . 
( 207/2 ) 


3 


207 


निजी 


सिंचित 


0.01 


( 207/2 ) 


गांव का नाम : बीड 


म.प्र . शासन 


4 


3 


सरकारी 


नाला 


0.018 


( 3 ) 


गांव का नाम : देवापाडा 


LO 


15 


निजी 


सिंचित 


0.049 


प्रभुलाल पिता नाथु 
| ( 15 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


6 


20 


निजी 


सिंचित 


0.04 


शम्भू मंगला गुलसिंह बददी हकरी वगैहरा 
| ( 20 ) 


म.प्र.शासन 


7 


35 


सरकारी 


नाला 


0.01 


( 35 ) 


मंगला पिता रायसिंह 78/2 


8 


78 


निजी 


सिंचित 


0.0555 


( 78/2 ) 


9 


78 


निजी 


सिंचित 


0.1472 


लालु पिता केहरिंग व जोगडी बेवा 
केहरिंग 78/1/1 
| ( 78/1/1 ) 


बबली पति शंकर 78/1/2 


10 


78 


निजी 


सिंचित 


0.0233 


| ( 78/1/2 ) 


गांव का नाम : डुडी 


प्यारा पिता कचरा 


11 


153 


निजी 


सिंचित 


10.065 


( 153 ) 


गांव का नाम : गंगावता पाडा 


म.प्र . शासन 


12 


53 


सरकारी 


बरडी 


0.26 


( 53 ) 


13 


94 


निजी 


सिंचित 


0.02 


कोदर पिता कचरा 
( 94 ) 


गांव का नाम : हाडाखो 


वेलजी पिता कलजी 184/1 


14 


184 


निजी 


सिंचित 


0.01 


( 184/1 ) 


म.प्र.शासन 


15 


86 


सरकारी 


रास्ता 


0.01 


| ( 86 ) 


गांव का नाम : खेडी 


वरसिंग अमरा भुरा पिता रादू व भुल्की 
बेवा रादू उखेडिया बसंती पिता दित्या व 
जानकी बाई बेवा दित्या 


16 


45 


निजी 


सिंचित 


0.02 


( 45 ) 


म.प्र . शासन 


17 


52 


सरकारी 


रास्ता 


0.017 


| ( 52 ) 


गांव का नाम : महुडी का माल 


18 


9 


निजी 


सिंचित 


0.002 


हुरतन मेतुडा सकुडा वसुडा मानसिंह 
पिता कमज्या व हकरी बेवा कमज्या 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 9 ) 


गांव का नाम : मौलावा 


भाणजी पिता कोदर 621/4 


19 


621 


निजी 


सिंचित 


0.015 


( 621/4 ) 


वरसिंग नानजी राव भावला पिता 
जीवना व अमरी बेवा जीवना 


20 


647 


निजी 


सिंचित 


0.22 


( 647 ) 


वरसिंग पिता जीवणा 


21 


648 


निजी 


सिंचित 


0.12 


( 648 ) 


22 


708 


निजी 


सिंचित 


0.01 


शकुरा पिता नाथु बद्दा माला पिता कालु 
गोविन्द हकरू पिता कोदर रतनी बेवा 
कोदर जीवणा पिता हकरा दितुड़ी बेवा 
हकरा 
( 708 ) 


म.प्र . शासन 


23 


767 


सरकारी 


विन 


0.454 


| ( 767 ) 


तालुक का नाम : सैलाना 


गांव का नाम : बावडी 


1 


117/5 


निजी 


सिंचित 


0.953 


नन्दा नरु दशरथ बापु कारू गुडडिया 
पिता थावरा कमली जमना रंगा पिता 
थावरा व हुमली बेवा थावरा 
( 117/5 ) 


2 


117/6 


निजी 


सिंचित 


0.06 


नन्दा नरु दशरथ बापु कारू गुडडिया 
पिता थावरा कमली जमना रंगा पिता 
थावरा व हुमली बेवा थावरा 
( 117/6 ) 


गवरी पिता लक्ष्मन व सुगन बाई बेवा 


3 


88 


निजी 


सिंचित 


0.01 


लक्ष्मन 88/5 


( 88/5 ) 


अमरा पिता जीवला 88/6 


4 


88 


निजी 


सिंचित 


10.02 


| ( 88/6 ) 


गांव का नाम : काजलिया 


5 


104 


निजी 


सिंचित 


0.01 


रामचन्द्र बाबु पिता रादीया व मांगु बद्री 
पिता जीवा व कालु गुड्डी बा . मुकेश राकेश 
ना . बा . पिता भिलजी ना.बा , स . माता 
बीजुडी . व बीजुडी बेवा भिलजी 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


( 104 ) 


खिमा पिता कालू 


16 


105 


निजी 


असिंचित 


0.02 


( 105 ) 


7 


65 


निजी 


सिंचित 


0.01 


सुखराम पिता भीमा 65/1 
| ( 65/1 ) 


गांव का नाम : नाल 


ढेला बाई पति दुला 5/2 


8 


5 


निजी 


सिंचित 


0.1 


( 5/2 ) 


9 


5 


निजी 


सिंचित 


0.52 


उमराव सिंह राधेश्याम हीरालाल 
अन्दरसिंह शंकरलाल पिता दुला व ढेला 
बाई बेवा दुला 5/3 
| ( 5/3 ) 


कुल 


3.539 


[ ĐK . 6. NHAI / PIU - RTM / BM / DVE - MP / 2018 / LA / 3D ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 17th December , 2020 


S.O. 4579 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 

( E 
and Highways , S.O. 3912 ( E ) dated 30.10.2020 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( herein 
after referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 

/ - ) , 
operation of NH - 148N on the stretch of land from Km . 184.7 to Km . 201.43 ( Sub - Divisional Officer ( Revenue ) 
Sailana ) in the district of Ratlam in the state of Madhya Pradesh 


And whereas the substance of the said notification S.O. 3912 ( E ) dated 30.10.2020 has been published in Free 
Press and Raj Express both dated 05.11.20 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structures , falling within the NH - 148N on the stretch of 
land from Km . 184.7 to Km . 201.43 ( Sub - Divisional Officer ( Revenue ) Sailana ) in the district of Ratlam in the State 
of Madhya Pradesh 


State : MADHYA PRADESH 


District : RATLAM 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


5 


6 


Taluk : Raoti 


Village : Bhetiya 


1 


49 


Government 


Kabilkast 


0.25 


M.P. Govt . 
49 


Village : Bhimpura 


2 


207 


Private 


Irrigated 


0.01 


Pemla Slo Manji 207/1 
207/1 


3 


207 


Private 


Irrigated 


0.01 


Galiya Teru Tikam Devla S / o Humla 
( 207/2 ) 
207/2 


Village : Bid 


4 


3 


Government 


Nala 


0.018 


M.P. Govt . 
3 


Village : Devapada 


5 


15 


Private 


Irrigated 


0.049 


Parbhulal s / o Nathu 
15 


6 


20 


Private 


Irrigated 


0.04 


Shmbhu Mangla gulsingh baddi hakari 
others 
20 


7 


35 


Government 


Nala 


0.01 


M.p.Govt . 
35 


8 


78 


Private 


Irrigated 


0.0555 


Mangla s / o Raisingh 78/2 
78/2 


9 


78 


Private 


Irrigated 


0.1472 


Lalu s / o Kehring , Jogdi bewa Kehring 
78/1/1 
78/1/1 


10 


78 


Private 


Irrigated 


0.0233 


Babli w / o Shankar 78/1/2 
78/1/2 


Village : Duddi 


11 


153 


Private 


Irrigated 


0.065 


Pyara s / o Kachra 
153 


Village : Gangawata pada 


12 


53 


Government 


Bardi 


0.26 


M.P. Govt . 
53 


13 


94 


Private 


Irrigated 


0.02 


Kodar s / o Kachra 
94 


Village : Hadakho 


14 


184 


Private 


Irrigated 


0.01 


Velji s / o Kalji 184/1 
184/1 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


7 


15 


86 


Government 


Rasta 


0.01 


M.P. Govt . 
86 


Village : Khedi 


16 


45 


Private 


Irrigated 


0.02 


Varsingh Amra Bhura s / o Radhu , 
Bhulki bewa Radhu Ukhediya Basnti 
s / o Ditya Janki bai bewa Ditya 
45 


17 


52 


Government 


Rasta 


0.017 


M. P.Govt . 
52 


Village : Mahuri ka Mal 


18 


Private 


Irrigated 


0.002 


Huratan , Metuda , Sakuda , Vasuda 
Mansingh , s / o Kamjya , Hakri bewa 
Kamjya 
9 


Village : Maulawa 


19 


621 


Private 


Irrigated 


0.015 


Bhanji S / o Kodar 621/4 
621/4 


20 


647 


Private 


Irrigated 


0.22 


Varsingh Nanji Rav Bhawla S / o Jivna 
Amri bewa Jivna 
647 


21 


648 


Private 


Irrigated 


0.12 


Varsingh S / o Jivna 
648 


22 


708 


Private 


Inigated 


0.01 


Shkura S / o Nathu , Badha Mala S / 
Kalu Govind Hakru S / o Kodar Ratni 
bewa Kodar Jivna S / o Hakra Dittudi 
Bewa Hakara 
708 


23 


767 


Government 


Forest 


0.454 


M.P.Govt . 
767 


Taluk : Sailana 


Village : Bawadi 


1 


117/5 


Private 


Irrigated 


0.953 


Nanda , Naru , Dashrath , Bapu Karu 
„ Gudadiya , S / oThavra 
Kamli , Jamna , Rangha , S / o Thavra , 
Humli bewa Thavra 
117/5 


2 


117/6 


Private 


Irrigated 


0.06 


Nanda , Naru , Dashrath , Bapu Karu 
Gudadiya , S / oThavra 
Kamli , Jamna , Rangha , S / o Thavra , 
Humli bewa Thavra 
117/6 


3 


88 


Private 


Irrigated 


0.01 


Gavri S / O Laxman Sugan Bai Bewa 
Laxman 88/5 
88/5 


4 


88 


Private 


Irrigated 


0.02 


Amra s / o Jivla 88/6 
88/6 


Village : Kajaliya 


5 


104 


Private 


Irrigated 


0.01 


Ramchndra Babu s / o Radhiya , Mangu 
Badri s / o Jiva , Kalu Gudadi Ba . 
Mukesh , Rakesh na . ba , s / o Bhilji na . 
ba.s. mata Bijudi , Bijudi Bewa Bhilji 
104 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


6 


105 


Private 


Un - irrigated 


0.02 


Khima s / o Kalu 
105 


7 


65 


Private 


Irrigated 


0.01 


Sukhram s / o Bhima 65/1 
65/1 


Village : Nal 


8 


5 


Private 


Irrigated 


0.1 


Dhela bai wlo Dula 5/2 
5/2 


9 


5 


Private 


Irrigated 


0.52 


Umrav Singh Radheshyam Hiralal 
Ander singh Shankrlal s / o Dula Dhela 
bai w / o Dula 5/3 
5/3 


TOTAL 


3.539 


[ FNo . NHAI / PIU - RTM / BM / DVE - MP / 2018 / LA / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SURENDER 
MAHADASAM 


Digtally egned by SUREHDER 
MAHAD SAM 
Cats , 200012181825.0I 40330 


